निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 412) 


__ 9 ज्येष्ठ 1938 ( श0 ) 
पटना, सोमवार , 30 मई 2016 

सूचना प्रावैधिकी विभाग 


अधिसूचना 

__ 27 मई 2016 
सं० 05 - सू०प्रा० - 209 / 2009 - 613 — बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि०, पटना के निदेशक मंडल 
में एजेंडा नोट संख्या 131 / 09 द्वारा बिहार ई - गवर्नेस सर्विसेज एण्ड टेक्नोलॉजी ( Best ) के निदेशक मंडल के 
पुनर्गठन के प्रस्ताव का किये गये अनुमोदन के आलोक में पूर्व में निर्गत आदेशों को अवक्रमित करते हुये बेल्ट्रॉन के 
संयुक्त उपक्रम बिहार ई - गवर्नेस सर्विसेज एण्ड टेक्नोलॉजी ( Best ) के निदेशक मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्यों का निम्न 
रूप से मनोनयन किया जाता है : 
1. श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग 

अध्यक्ष 
2. प्रबन्ध निदेशक , बेल्ट्रॉन 

- निदेशक 
3. श्री जयंत कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग 

- निदेशक 
4. श्री विशाल आनन्द, विशेष कार्य पदाधिकारी , सूचना प्रावैधिकी विभाग - निदेशक 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 412 -571 + 500- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


